छत्तीसरा 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत , क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 621 


रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2016 - फाल्गुन 3 , शक 1937 


विधि एवं विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


रायपुर , दिनांक 19 फरवरी 2016 


आदेश 


क्रमांक 1733 / 156 / 21 - ब / छ. ग. / 2016. – राज्य शासन, एतद्द्वारा , कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 ( सन् 1984 का संख्या 66 ) 
की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग की 
अनुशंसा पर इस विभाग के आदेश क्रमांक 1495- 1496 / 2344 / 21 - ब / छ . ग. / 2011 दिनांक 23 - 02 - 2011 द्वारा कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग हेतु नियुक्त 
परामर्शदाता श्रीमती नाहिद सबाना मिर्जा द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की 
जाती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव. 


123 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


